निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 609) 


9 श्रावण 1935 ( श ) 
पटना , बुधवार , 31 जुलाई 2013 


सं0 03 / NGRBA/ 03 - 01 / 2013 - 1324 

नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्प 

26 जुलाई 2013 
विषय: - River Front Development at Patna के कार्यान्वयन पर लागत व्यय र 24327 .00 एवं 

सेन्टेज के भुगतान हेतु र 1946 . 00 लाख कुल र 26273. 00 लाख ( दो अरब बासठ करोड़ तिहत्तर 
लाख रू0 मात्र) के प्रस्तावित व्यय की स्वीकृति । 

पटना बिहार राज्य की राजधानी है । इसके साथ यह पूर्वी भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है । आज यह 
शहर काफी तेजी से विकास कर रहा है । पटना शहर पवित्र गंगा नदी के उत्तरी तट पर अवस्थित है । गंगा नदी शहर 
के उत्तरी भाग के पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है । बिहार में छठ जैसे अतिमहत्वपूर्ण पर्व के दौरान लाखों की 
संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी घाट पर भगवान सूर्य की पूजा करने आते हैं । नदी के तट पर पुराने घाटों के जर्जर रहने 
के कारण पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को काफी तकलीफ होती है । साथ ही , अन्य दिनों में भी नागरिकों को गंगा नदी 
के दर्शन एवं स्नान करने में काफी तकलीफ होती है । इन समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा पटना 
शहर में अवस्थित तट पर नदी के दक्षिणी घाटों के साथ अन्य स्थानों को अत्याधुनिक तरीके से सुसज्जित तथा 
सुविधाजनक बनाया जाना है । यह योजना पटना शहर में गंगा नदी के कलेक्टेरियट घाट से नौजार घाट तक के 20 
घाटों को विकसित करने से संबंधित है । घाटों को promenade के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ना । इसके 
अतिरिक्त सामुदायिक भवन , सांस्कृतिक केन्द्र , पार्क एवं घाटों का विकास किया जाना है । 

2. NGRBA योजना के अधीन River Front Development at Patna की योजना के कार्यान्वयन 
हेतु भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत National Mission for Clean Ganga 
( NMCG) की Empowered Steering Committee द्वारा दिनांक 20. 11.12 
T - 03 / 2012- 13 / 0162NMCG- RFD Patna दिनांक 19.06. 2013 के द्वारा योजना की प्रशासनिक एवं 
- 24327.00 लाख ( दो अरब तेतालीस करोड़ सताईस लाख रू0 ) व्यय की स्वीकृति प्राप्त है । 

विभागीय प्रत्रांक - SPUR- PMU/028 / NGRBA/ 2010 -11/ 67 दिनांक 09.07. 2010 के द्वारा River 
Front Development at Patna के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम 
( बुडको) को प्रदान की गयी है । 

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा इस योजना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की 
जिम्मेवारी M/ s Sen and Lall Consultant Pvt. Ltd ., Patna को प्रदान की गयी । योजना पर कुल 


बिहार गजट ( असाधारण ), 31 जुलाई 2013 
र 24327. 00 लाख ( 8 % आकस्मिक व्यय सहित ) का अनुमानित लागत व्यय निर्धारित किया गया है । इस परियोजना 
के व्यय में केंद्रांश एवं राज्यांश का अनुपात क्रमशः 70 :30 है । 

3. River Front Development at Patna की योजना पर सम्भावित व्यय र 24327.00 लाख के 
अतिरिक्त कार्यान्वयन एजेंसी बुडको को 8 % सेन्टेज (र 1946. 00 लाख) भुगतेय है । इस प्रकार इस योजना का कुल 
योजना लागत व्यय र 24327.00 लाख + 8 % सेन्टेज , र 1946. 00 लाख अर्थात कुल र 26273. 00 लाख होगा । 
र 1946 .00 लाख सेन्टेज की राशि के व्यय का वहन राज्य सरकार को करना होगा । इस योजना का कार्यान्वयन दो 
साल में किया जाना प्रस्तावित है तथा योजना के कार्यान्वयन के उपरान्त चयनित संवेदक द्वारा ही प्रथम चरण में 5 
वर्षों तक इसका रख - रखाव किया जाना है । राशि का वर्षवार व्यय विवरणी निम्नवत है: 

( राशि लाख में ) 
क0 वित्तीय वर्ष व्यय 

केन्द्रांश राज्यांश केन्द्रांश / सेन्टेज की वित्तीय वर्ष में 
( प्रतिशत मे) 

राज्यांश की राशि कुल व्यय 
कुल राशि 

(स्तंभ 6 + 7 ) 
1 | 2 

3 4 5 

8 
2012 - 13 10 % 1702.89 729 .81 2432. 70 194. 60 

2627 . 30 
2013 - 14 50 % 8514. 45 3649 .05 12163. 50 973.00 

13136. 50 
| 2014 - 15 

40 % 6811.56 2919.24 9730 . 80 778. 40 

10509. 20 
कुल - 100 % 17028. 90 7298. 10 | 24327 .00 1946.00 26273.00 


सं0 


6 


OIN 


अतः River Front Development at Patna के कार्यान्वयन पर लागत व्यय र 24327.00 एवं सेन्टेज 
के भुगतान हेतु र 1946. 00 लाख कुल र 26273 - 00 लाख ( दो अरब बासठ करोड़ तिहत्तर लाख रू0 मात्र) के 
प्रस्तावित व्यय का निर्णय लिया गया है । 

4. बजट प्रावधान : 

इस योजना के कार्यान्वयन हेतु NGRBA योजना मद में वित्तीय वर्ष 2013 - 14 में र 7000.00 लाख ( सत्तर 
करोड़ रू0 मात्र) का प्रावधान राज्यांश के रूप में किया गया है, जो निम्न शीर्ष से विकलनीय होगा: 

(1) मांग सं0 - 48 - मुख्य शीर्ष - 2215 - जलापूर्ति तथा सफाई - उप मुख्य शीर्ष - 02 - मलजल तथा सफाई 
लघुशीर्ष - 106 - वायु तथा जल प्रदूषण का निवारण - उपशीर्ष - 0101 - गंगा जल प्रदूषण का निवारण विपत्र 
कोड - P2215021060101 - विषय शीर्ष - 3105 - सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण - राज्य योजना स्कीम 
कोड - URB 5551 . 

( 2 ) मांग सं0 - 48 - मुख्य शीर्ष - 2215 - जलापूर्ति तथा सफाई - उप मुख्य शीर्ष - 02 - मलजल तथा सफाई 
लघुशीर्ष -789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - उपशीर्ष - 0102 – गंगा जल प्रदूषण का निवारण विपत्र 
कोड - P2215027890102 - विषय शीर्ष - 3105 - सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण - राज्य योजना स्कीम 
कोड - URB 5551 . 

(3 ) मांग सं0 - 48 - मुख्य शीर्ष - 2215 - जलापूर्ति तथा सफाई - उप मुख्य शीर्ष - 02 - मलजल तथा सफाई 
लघुशीर्ष - 796 - जनजातीय क्षेत्र उप योजना - उपशीर्ष- 0104 - गंगा जल प्रदूषण का निवारण विपत्र 
कोड - P2215027960104 -विषय शीर्ष - 3105 - सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण - राज्य योजना स्कीम 
कोड - URB 5551 . 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं 

इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों / विभागाध्यक्षों / प्रमण्डलीय आयुक्तों / जिला पदाधिकारियों / नगर 
निकायों / महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

डा0 एस0 सिद्धार्थ , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 609-571 + 200- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


